सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1083 राँची, शुक्रवार , 


7 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
8 नवम्बर, 2018 ई० । 


संख्याः 12 /प्रो०-09-04 / 2015 का० 8351 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सत्यानन्द 
सिन्हा, प्रधान आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -50 ) ( वेतनमान पी०बी० ||| रू० 15600 -39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 , पुनरीक्षित Level -11), ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले ), झारखण्ड , राँची को विभागीय 
प्रोन्नत्ति समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय प्रधान आप्त सचिव ( वेतनमान पी०बी० ||| रू० 15600 
39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 7600, पुनरीक्षित Level- 12) कोटि में प्रोन्नत्ति दी जाती है । 
2 . सबंधित नवप्रोन्नत्त पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदभार ग्रहण 
करने के उपरांत प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार दूबे , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1083 -- 50 


